NA 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

संख्या 478 राँची , मंगलवार , 27 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
2 सितम्बर , 2022 

संख्या -1 / विविध -848/05 ( खंड ) का०- 5594 -- सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , 
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमल किशोर सोन , 
भा.प्र.से. ( झाः 1998 ) ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची तथा परिवहन आयुक्त , 
झारखण्ड , राँची ) के दिनांक 01.09.2022 से अवकाश पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके अवकाश से वापस 
लौटने तक की अवधि के लिए श्री प्रवीण कुमार टोप्पो , भा.प्र.से. ( झा : 2003 ) , सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण 
एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार - श्रमायुक्त , झारखण्ड , राँची ) अपने कार्यों के साथ 
सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची , 
सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची तथा परिवहन आयुक्त , झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 478 - 50 


